राजस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L - 33004/ 99 


. 


. 


सामेवात 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PART - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 170 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 2, 2011 / श्रावण 11 , 1933 
NEW DELHI , TUESDAY, AUGUST 2, 2011 / SRAVANA 11 , 1933 


No . 1701 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 
नई दिल्ली, 3 अगस्त , 2011 
सं . यू - 23013 / 18 / 2011 - एलडब्ल्य . - ठेका श्रम 
( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड 
एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, बंगलोर के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम 
के उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । 

2. समिति का संघटन निम्नानुसार होगा : - . . 
( 1) श्री आर. वी. सुब्बा राव , 

- सदस्य 
अखिल भारतीय उपाध्यक्ष , 
भारतीय मजदूर संघ , टीआरटी -141 , 

जवाहर नगर , हैदराबाद - 500020 
( 2 ) श्री एच. एस. पसरिचा, 

अध्यक्ष, भारतीय बिल्डर एसोसिएशन 
( दिल्ली केन्द्र ) , 203 आशीर्वाद 
कॉम्प्लैक्स , डी - 1, ग्रीन पार्क , 

नई दिल्ली - 110016 
( 3) उप मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), – सदस्य - संयोजक 

बंगलोर 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत् होंगे : -- 

" सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त , बंगलोर के प्रतिष्ठान 
में हाऊसकीपिंग के कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण 
का अध्ययन करना और इस बारे में उपयुक्त सिफारिशें 


करना कि ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 
1970 की धारा 10 के उपबंधों के दृष्टिगत, उक्त प्रतिष्ठान 
में ऊपर उल्लिखित कार्यों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को 

निषिद्ध किया जाए या नहीं " । 

4. समिति का मुख्यालय बंगलोर में होगा । समिति पक्षों को 
नए सिरे से सुनेगी, पक्ष रखने की अनुमति देगी तथा तीन माह के 
. भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी । 

डी. सी. बिजल्वाण, सचिव, केन्द्रीय ठेका 

- श्रम सलाहकार बोर्ड 
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 
New Delhi, the 3rd August, 2011 
No . U - 23013/ 18 /11 -LW . — in exercise of the powers 
conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act , 1970 , the Central Advisory Contract 
Labour Board hereby constitutes a Committee to go into 
the question of abolition of contract labour in the 
establishment of Commissioner of Central Excise , 
Bangalore . 

2 . The composition of the Committee will be as 
under : 
ShriR . V . Subba Rao , 

- Member 
All India Vice-President, 
Bhartiya Mazdoor Sangh 
TRT- 141, Jawahar Nagar , 
Hyderabad -500020 


2922G1/ 2011 


एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपाधों 
- - - - - - - - - - - - --- - - 


IIIIIII TIRU SuTIL IS TEPOIL wiumthree moitns. 

DC REAL HIAN Co. .. Content .. .. . .. . . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


(2) Shri H . S . Pasricha, 

- Member 
Chairman , 
Builder Association of India 
(Delhi Centre), 203 ,Ashirwad Complex , 
D -1,Green Park , New Delhi-110016 


3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
3. प्रस्तावित सामात क विचारायावषयातना 
" मैसर्स भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन, गांधीधाम ( गुजरात ) 
के निकट कांडला इंस्टालेशन के प्रतिष्ठान में टेंक बैगनों , 
लारियों के फिलिंग स्टेशन, चपरासियों, श्रमिकों/सामान्य 
कामगारों संबंधी नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART - Sec . 1] 


M 


- 


संकल्प 

नई दिल्ली , 3 अगस्त , 2011 
· सं. यू -23013 / 21 / 2003 - एलडब्ल्यू . - केन्द्रीय ठेका श्रम 
सलाहकार बोर्ड डेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 
1970 को धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्द्वारा 
यह मिदेश देता है कि भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग 1, 
खंड 1 में दिनांक 8 दिसम्बर , 2003 को प्रकाशित भारत सरकार के 
श्रम और रोजगार मंत्रालय के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए 
जाएंगे, अर्थात् : 

उक्त संकल्प में पैरा 2 में क्रम संख्या (2 ) और (3 ) तथा 
उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित 
की जाएंगी, अर्थात् : 
( 2) श्री आर . मोहन दास, 

निदेशक ( कार्मिक एवं औद्योगिक 
संबंध ), कोल इंडिया लि ., 

कोलकाता - 700001 
(3 ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) , --- सदस्य - संयोजक 
कोलकाता । 
डी. सी. बिजल्वाण , सचिव , केन्द्रीय ठेका 

श्रम सलाहकार बोर्ड 


RESOLUTION 
New Delhi,the 3rd August,2011 
No. U -23013/21/2003 - LW . — In exercise ofthe powers 
confer: by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and At ion ) . 1, 1970 , the Central Advisory Contract 
Labour d hereby directs that the following amendments 
shall be made in the Resolution ofthe Government of India , 
Ministry of Labour and Employment published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part I, Section 1, dated the 
8th December , 2003 , namely : 

In the said Resolution for serial numbers (2 ) and (3 ) 
in para 2 and the entries relating thereto , the following 
shall be substituted , namely :-- 
(2) Mr. R . Mohan Das, 

- Member 
Director (Personnel 
and Industrial Relations), 
Coal India Limited , 

Kolkata -700001 
(3 ) RegionalLabour Commissioner - Member 
(Central ), Kolkata 

Convenor 
D . C . BIJALWAN , Secy., Central Advisory 

Contract Labour Board 


